रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L. -33004 /99 


LI 


स्पषबजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


TOAL 


भाग II - - खण्ड ३ - उप - खण्ड (ii ) 
PART E - Section 34_ Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


INDIA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 547 ] 
No. 547 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2002 / ज्येष्ठ 29 , 1924 
NEW DELHI,WEDNESDAY, JUNE 19, 2002/JYAISTHA 29, 1924 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जून, 2002 

आय- कर 
का . आ . 646 ( अ ). - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड 
( ख ) के उपखण्ड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता 
है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( ग्याहरवां संशोधन ) नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय - कर नियम , 1962 के नियम 7ख में : 
" ( 1 ) भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई और संसाधित काफी के विक्रय से प्राप्त आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो वह कारोबार 

से प्राप्त आय थी और ऐसी आय के पच्चीस प्रतिशत को कर से दायी आय समझा जाएगा ; 
( क ) चिकोरी या अन्य सुरूचिक संघटकों को मिश्रित करके या मिश्रित किए बिना भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई संसाधित भुनी और पिसी 

गई काफी के विक्रय से प्राप्त आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो वह कारोबार से प्राप्त आय थी और ऐसी आय के चालीस 

प्रतिशत को कर से दायी आय समझा जाएगा । " 
स्पष्टीकरण : उप नियम ( 1 ) और ( क ) के प्रयोजनों के लिए " संसाधन " का यही अर्थ होगा जो काफी अधिनियम, 1942 ( 1942 का7 ) की 

धारा 3 की उपधारा ( घ ) में उसका है । 
( ख ) अधिनियम ( 2 ) में " ऐसी आय की संगणना करते समय " शब्दों के स्थान पर उप नियम ( 1 ) और ( क ) में निर्दिष्ट आय की 
संगणना करते समय " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 

[ अधिसूचना सं. 152 /2002/ फा, सं. 149 /305 /2001 - टीपीएल ] 

राहुल नवीन, अवर सचिव 
टिप्पण. - मूल नियम अधिसूचना सं . का . आ . 969 ( अ ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 151/ 2002 तारीख 

19 जून , 2002 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए । 





G1/2002 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC 3 (1 ) 


MINISTRYOF FINANCE 

(Departmentof Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2002 

INCOME- TAX 
S .O . 646 ( E ). — In cxercise of the powers conferred by sub -clause (1) of clause (b ) of Sub -section (2) of Section 295 
of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend 
the Income tax Rules, 1962, namely : 

1. (1) These rules may be called the Income tax (Eleventh Amendment) Rules, 2002. 

(2) They shall come into force on the 1stday of April, 2002. 
2 . In the Income- tax Rules, 1962 , in rule 7B , — 
(a) for sub -rule ( 1), the following sub -rules shall be substituted, namely : 
" (1) Income derived from the sale of coffee grown and curod by the seller in India shall be computed as if 

it were incomederived from business, and twenty -five per cent of such income shallbe deemed to be 

income liable to tax . 
(1A ) Income derived from the sale of coffee grown, cured , roasted and grounded by the seller in India , with 

or without mixing chicory or other flavouring ingredients , shall be computed as if it were income 
derived from business , and forty per cent of such income shall be deemed to be income liable to tax.". 
Explanation : - For the purposes of sub -rules (1) and (1A ) " curing ” shall have the same meaning as 

assigned to it in sub -section (d ) of section 3 of the Collee Act, 1942 (7 of 1942 ). 
(b ) in sub -rule (2 ), for the words “ In computing such incoine" , the words, figures and letter " In computing the 
incomes referred to in sub - rules ( 1) and ( 1A )" shall be substituted . 

[Notification No . 152 /2002/F .No. 149 /305/2001 - TPL ] 

RAHUL NAVIN , Under Secy . 
Note : - Theprincipal ruleswere published vide Notification No. S . O . 969 (E ), dated the 26th March , 1962 and last amended 

vide Notification 151/2002 dated the 19th June, 2002 . 


Note: The is 


on side on to.s.0.96 ,dat 


Printed by ! Manager, Ctovt. of India Press, Ring Road, Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


